सगढ़ 


Call 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 -2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 500 ]] 


रायपुर , गुरुवार , दिनांक 8 अगस्त 2019 - श्रावण 17, शक 1941 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक / एफ 15 - 35 / 15 - 2 / 2019 / 24 / 25. - सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 
06 - 07 - 2019 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि , लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन 
को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि जिला जशपुर छत्तीसगढ़ की कतिपय प्राथमिक कृषि साख 
सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाए । 


अतएव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा (1) के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिए पुनर्गठन योजना "जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 
पुनर्गठन योजना, 2019" जारी करता है, इस पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित किया जाए । 


संलग्न : 


पुनर्गठन योजना, 2019 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पी . एस . सर्पराज, उप - सचिव , 


999 


1000 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2019 


जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 


01. 


02 


संक्षिप्त नाम , प्रारंभ तथा विस्तार : 
( क) यह योजना “जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 

योजना, 2019 कहलाएगी । 
( ख ) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण ) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी । 
(ग ) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जषपुर की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के 

लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक , दो एवं तीन में अधिकथित है । 
परिभाषाएँ : - इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: 
___ " अधिनियम ” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 (क्र . 17 सन् 1961) । 

"नियम " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 | 
" पुनर्गठन " से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र 
आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा 
विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन । 
" प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" परिणामी सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" नवीन सोसाइटी " से अभिप्रेत है , कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना 

के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए । 
( छ) "बैंक " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर । 
( ज ) " रजिस्ट्रार ” से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 

अधिनियम , 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो . 
पुनर्गठन की रीति : 
( क ) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को 

किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागत : या पूर्णतः अन्तरित करके, या 
किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके , या 
किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त ( क ) एवं ( ख ) दोनों में उल्लेखित 

रीतियों से; किया जायेगा । 
पुनर्गठन : - नियत तिथि से - 

" अनुसूची - एक " के कॉलम ( 2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3) में 
अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम ( 4 ) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा । 
" अनुसूची - दो " के कॉलम (2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3 ) में 
अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम ( 4) में 

उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । 
( ग ) " अनुसूची - तीन " के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3) में 

अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम ( 4) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष 

कॉलम ( 5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा । 
पुनर्गठन की प्रक्रिया : 
( क ) इस योजना की एक प्रति प्रभावित सोसाइटियों को भेजी जावेगी, जिस पर वे अपना अभ्यावेदन 15 

दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकेंगे । 


03 


( ख ) 


04 


05. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2019 


1000 ( 1 ) 


- 


इस योजना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की समयावधि में प्रभावित 
एवं परिणामी सोसाइटी का सदस्य लिखित अभ्यावेदन संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक , 
सहकारी संस्थाएं के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेगा । 
प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा परीक्षण कर 
अभिमत सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा । रजिस्ट्रार अपने अभिमत सहित राज्य सरकार के 
समक्ष उनके प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा । अभ्यावेदन निराकरण 
के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं को यथासंभव ध्यान में 
रखा जावेगा : 
( एक ) सोसाइटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2. 00 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित क्षेत्रों 

के समितियों के लिए 1. 00 करोड़ रुपये हों । 
( दो ) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 

1500 हेक्टेयर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा । 
( तीन ) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 10 किमी तथा ( घ ) 

अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिये 20 किमी होगा । 
( चार) सोसाइटी की सदस्यता न्यूनतम 750 होगी । . 
(पाँच) पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो , अर्थात् एक ग्राम पंचायत 

व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो । 
( छ:) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र दो विकासखण्ड या दो तहसीलों में न हो । 

सोसाइटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हो । 
( आठ ) सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी, नाले आदि बाधक न हो । 
( नौ ) सोसाइटी का मुख्यालय यथासंभव वहीं हो , जहां पर गोदाम, अन्य आधारभूत संरचना 

निर्मित हो । 
राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जाएगा । 
अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा । 
इस योजना की प्रति बैंक को दी जाएगी, प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात् 15 दिवस की समयावधि में 
बैंक का बोर्ड उस पर विचार करके प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के सम्बन्ध में परामर्श लिखित रूप से 
रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसे परामर्श को रजिस्ट्रार अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार 
को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पर अपना विनिश्चय यथाशीघ्र करेगी । 
प्राप्त अभ्यावेदनों तथा बैंक से प्राप्त परामर्श पर सम्यक विचारोपरान्त यदि राज्य सरकार चाहे तो 
इस योजना में आवश्यक परिवर्तन , उपान्तरण, संशोधन कर सकेगी तथा अंतिम प्रकाशन किया 
जायेगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा , तदुपरांत संबंधित प्राधिकारी यथाशीघ्र आवश्यक आदेश 

तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करेंगे । 
सदस्यता , आस्तियां एवं दायित्व : 
( क ) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी 

सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों । 
प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो , से 
सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे । 
आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों 

पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा । 
रजिस्ट्रेशन / निरसन : 
( क ) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा 

उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे 
संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 

9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा । 
( ख ). . जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके. अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं 

होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा । 


06 . 


प्रग 


___ 07. 


1000 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2019 


- 


08 . 


09. 


प्रबन्ध : 
( क ) योजना प्रभावशील होने के साथ ही प्रभावित सोसाइटियों तथा परिणामी सोसाइटियों में जहाँ कहीं 

निर्वाचित बोर्ड होगा, वह तथा ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधि कार्य करने से परिविरत हो जाएगा तथा 
सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध करने के लिए, उप / सहायक पंजीयक के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आदेश में उल्लिखित कालावधि तक के लिए अथवा बोर्ड के नये 
निर्वाचन होने तक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे । एकाधिक व्यक्तियों की दशा में कोई एक व्यक्ति 
को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा । परन्तु अशासकीय व्यक्ति / व्यक्तियों को नियुक्त करने की दशा में 
वह या वे ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो उस सोसाइटी के सदस्य हो । 
नवीन सोसाइटियों का प्रबन्ध, उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से 
नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगा । 
प्रभावित सोसाइटी, परिणामी सोसाइटी तथा नवीन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व , प्रतिनिधि का नया 
निर्वाचन होने तक वह व्यक्ति करेगा जिसे उपरोक्त कंडिका ( क ) में विहित अनुसार नियुक्त किया 

गया हो परन्तु व्यक्तियों की दशा में उनके संकल्प द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी । 
कर्मचारीवृन्द : 
( क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 
( ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी 

हो जाएंगे । 
अधिकार , हित और कर्तव्य आदि : 
( क ) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ 

आदि उनमें ही निहित होंगी । 
( ख ) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार , हित कर्तव्य , बाध्यताएँ आदि 

निहित होंगी । 
विवाद : - इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद 
अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक / पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा । 
आदेश जारी करने की शक्तियां : - इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों 
आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे 
अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो , यह और भी कि 
रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे । 


11. 


12. 


संलग्न : 


अनुसूची – एक , दो एवं तीन 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2019 


1000 ( 3 ) 


- 


- 


"जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 " 

अनुसूची - एक 
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है । अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों । विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र 
(प्रभावित सोसायटी ) 

का नाम ) 

जुड़ा है ( परिणामी सोसायटी ) 
2 . 
आ . जा . सेवा सह. समिति मर्या. 

रघुनाथपुर 

आ . जा . सेवा सह. समिति मर्या. 
पत्थलगांव पं. क्र . - 233 

घरजियाबथान पं. क्र . - 62 
आ . जा . सेवा सह. समिति मर्या. बंदियाखार, गोढ़ीकला आ . जा. सेवा सह. समिति मर्या. 
किलकिला पं. क्र . - 41 

पत्थलगांव पं . क्र . - 233 
आ . जा . सेवा सह . समिति मर्या. 

लोकेर 

आ . जा . सेवा सह. समिति मर्या. बागबहार 
लुडेग पं. क्र . - 96 

पं . क्र . - 54 


अनुसूची - दो 
नवीन 
सोसायटी 


क्र . 


नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र ( ग्रामों का नाम ) 


विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है | 

(प्रभावित सोसायटी ) 


2 


आ . जा . सेवा सह. समिति मर्या. 
गम्हरिया पं. क्र . - 578 


आरा 


लोदाम 


कार्यालय आदिम जाति सेवा 
सहकारी समिति मर्यादित 
दुलदुला पं. क्र . 148 


करडेगा 


4 
आरा, ठुठीअम्बा, सकरडेगा, सालेकेरा, बरगांव , जामटोली , 
झिलमिली, इचकेला, रूपसेरा, डबनीपानी, राईपाठ , बोकी , 
बिरोपानी, नारायणपुर, ( चिरवारी ) रनपुर । 
लोदाम, पोड़ी, कातिंग, रतिया, पिल्खी, गिरला, जुरतेला, 
ढोलडुबा, तुरीलोदाम, हर्राडिपा, आगडीह, बाम्हनपुरा, बस्ता, 
बोड़ोकछार, चैलीटांगरटोली, चराईडाड़, पुत्रीचौरा, कोनबीरा, 
साईंटांगरटोली, टेकुल, पतराटोली, बड़ाबनई , झोलंगा, 
घोराघाट , कुडिंगमहुआटोली, पोरतेंगा, भेलवाडीह, भलमंडा , 
ढौठाटोली । 
करडेगा, पण्डरीअम्बा, मकरीबंधा, धुरीअम्बा, दोढीआरा, 
गोडअम्बा, सिमडा, गटटीबुडा, हल्दीमुण्डा, धांयअम्बा , 
केन्दापानी, पोटकोसेमर, साजापानी, मयुरचुन्दी, जामचुंआ , 
बकुना . 
कस्तुरा, पाकरटोली, खुंटीटोली, रायडीह, गिधासांड , 
जामटोली, पटियापानी, केन्दपानी, झरगांव, कादोपानी, 
बांसतला, जामपानी, सालामाली, डेवाडेलंगी, टेडापहाड, 
बरपानी, जुडवाईन, ढारेन, चांपाटोली, हटकलता , 
बंगुरकेला, कांटासारू , जामझरिया , डोभ, डांडपानी, बनगांव, 
सपघरा, बरपानी, कोरना, टांगरटोली, पंगुराटांगर, विपतपुर, 
घुटघुटी, गांगीमुण्डा. 
सोनक्यारी, सरडीह, गीधा, करडीह, सराईटोली, तालासिली, 
पण्डरसिली, गुतिकिया, रेमने , केपसेला, करनपुर, गेड़ई , 
अलोरी, मतलोंगा, झरगांव, गुल्लू, पटिया , बोरोकोना, 
ओरकेला, 
आस्ता, बेंजोरा , अंधरझर , खम्हली, अमगांव, अंधला, बहेरना, 
कॉची, इरई, कुर्राग, माड़ो, गोवारू , अजधा, ढेगनी, हरी, 
कोठाडीह, खड़कोना, सरडीह , सराईडीह, खौरा, बुधगांव, 
करादरी, लिटिम , हर्राडिपा, तलोरा, बेलडीह. 


कस्तुरा 


बंगुरकेला 


आदिम जाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित मनोरा पं. क्र . 
121 


सोनक्यारी 


आस्ता 


दुर्गापारा, सरडीह, नटकेला, पतरापारा, बिमड़ा, मैनी, 
सामरबार, पेटा, सोनपुर , जुरगुम, खन्ताडांड 


आदिम जाति सेवा सहकारी | बिमड़ा 
समिति मर्यादित बगीचा पं. क्र . 
293 
आदिम जाति सेवा सहकारी 

केराकछार 
समिति मर्यादित तमता पं. क्र . 72 


केराकछार , करमीटिकरा, सुखरापारा, जामजुनवानी, मौहादरहा, 
खारढोढी, मिर्जापुर , 


1000 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2019 


. 


3 


गोरिया 


आदिम जाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित कुनकुरी पं. क्र . 
128 


गोरिया , कुरकुंगा, रजौटी, कलिबा, चराईखारा, बेहराखार , 
उपरकापा, हेडकापा, हर्राडांड़, नोनपानी, डोडापानी, बन्दरचुवा, 
लोढ़ाअम्बां, जोकबहला, कोटिया , तामासिंघा, ढोढ़ीबहार, 
पकरीकछार. 
जामझोर, खुंटापानी, झिमकी, कोकियाखार, मधुबन , 
आमाटोली. 


जामझोर 


आदिम जाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित कोतबा पं. क्र . 


93 


आदिम जाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित कांसाबेल पं. क्र . 
207 


चोंगरीबहार | बिहावल, पतरापाली, बाम्हनमुडा, दोकडा, देवरी, कटंगखार , 

रजौटी, बांसबहार, चोंगरीबहार, गरिहादोहर, छेराघोघरा, 
जुमईकेला, बैगाआम्बा, केनाडांड, सिकरिया , मुसकुटी, बगिया , 

तुरंगाखार, कोरंगा, पाकरटोली, जामुंडा, सिकीपानी. 
बटाईकेला नकबार , साजापानी, बटाईकेला, खारपानी, सागीभौना, 

कोडलिया , खुंटेरा. 
सरधापाठ सरधापाठ , कुरकुरिया भड़िया मुढ़ी, सारुढाब, सोनगेरसा , 

गायबुड़ा, देवडांड़, सुकमा, छिछली र, महादेवजोबला 


आदिम जाति सेवा सहकारी 
समिति मर्या पण्ड्रापाठ पं030 
828 
आदिम जाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित तपकरा पं. क्र . 
214 


कोनपारा 


11 


चम्पा 


आ . जा . सेवा सह. समिति मर्या. 
सन्ना पं. क्र . - 829 
आ . जा . सेवा सहकारी समिति 
कुटूंग , पंजीयन क्र . 827 


कोनपारा, अंकिरा, कोरंगामाल , भालुमुण्डा, खारीबहार, बरडीह , 
जुनवाईन , झारमुण्डा, तुमला, टिकलीपारा, दलटोली, 
सरईटोली, फरदबहार, बाबूसाजबहार , मसगामारा, भेजरीडांड, 
सरकरा, बारो, रनई , सागजोर, पेरवांआरा, भेलवा, गोलीडिह . 
फुलझर, खखरा , नानेसर हराडीपा , एकम्बा , बेड़ेकोना, झपरा , 
छिछिली ( अ) , कोदोपारा , डूमरकोना 
पंडरीपानी, सरबकोम्बो, चुल्हापानी, साहीडांड़ करमा, रमसमा , 
डोडराही, जामपानी, तम्बाकछार, जबला, कलिया, 
कुड़हाटेपना, डुमरपानी, गायलुंगा, बुटंगा, रंगपुर कुदमुरा, 
रनपुर, बछरांव. 


12 


साहीडांड़ 


अनुसूची - तीन 


विद्यमान सोसायटी जो 
प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र ) 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र 
( ग्रामों का नाम) 


विद्यमान सोसायटी जिसमें 
अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 
( परिणामी सोसायटी ) 


नवीन सोसाइटी जिसमें 
अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 


निरंक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


